निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 356 ) 


25 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 16 मार्च 2015 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

12 मार्च 2015 
सं0 एम1 - 008 / 2014 - 03 — राजनैतिक दलों की अद्यतन सूची एवं मुक्त प्रतीक चिन्ह से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की 


अधिसूचना संख्या -56 / 2014 / PPS-II दिनांक 10.03. 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
हुसैन यूसुफ रिजवी, 

संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 मार्च 2015 

भारत निर्वाचन आयोग 


शुद्धिपत्र 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 दिनांक 23 जनवरी, 2015 / 3 माघ, 1936 ( शक ) 
सं0 56 / 2015 / रा०दल अनु0 -|| भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - 2, खंड 3, उपखंड (iii), तारीख 13.01 .2015 में 
प्रकाशित, हिन्दी अधिसूचना संख्या 56 / 2015 रा. दल. अनु - II दिनांक 13.01.2015 में 

1. हिन्दी अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 4 में अंकित सारणी के स्तम्भ 4 के अन्तर्गत क्रम सं. 4 में "बिहार राज्य " की " राष्ट्रीय लोक 
समता पार्टी के सम्मुख विद्धमान प्रविष्ठि को " छत का पंखा " पढ़ा जाए । 

2. हिन्दी अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 69 में अंकित सारणी के स्तम्भ 2 व 3 के अन्तर्गत क्रम सं. 1287 पर विद्यमान प्रविष्टियों के 
स्थान पर क्रमश: " राष्ट्रीय जागृति पार्टी" और "ऋषभ इंस्टीच्यूट, चिरैयाटाड़ पुल, चौधरी पेट्रोल पम्प, कंकड़बाग, पटना, बिहार - 800020 " 
पढ़ा जाए । 

आदेश से, 
वरिन्दर कुमार, 

सचिव , 

भारत निर्वाचन सदन । 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


CORRIGENDUM 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110001 Dated 23rd January , 2015 ) 

3, Magha , 1936 (Saka ). 
No. 56 / 2015/PPS - II — In the Hindi Version of the Commission s Notification No . 
56 / 2015 /PPS - II dated 13 .01. 2015 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, 
Section 3 , sub -section ( iii ) dated 13 .01. 2015 : 

1 . At page 4 of the Hindi version of the Notificationin column 4 against Sl. No. 4 
in respect of “ Rashtriya Lok Samata Party the existing entry may be read as “ Chhat ka 
Pankha” . 

2 . At page 69 against Sl. No . 1287 of the Hindi version of the Notification , the 
existing entries under column 2 and 3 shall be read as “ Rashtriya Jagriti Party ” and 
“ Rashabh Institute , Chiraitaad Pul, Chaudhary Petrol Pump , Kankarbagh , Patna , Bihar – 
800020 ", respectively. 

By order, 
VARINDER KUMAR , 

Secretary, 
Election Commission of India . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 356 - 571 + 400- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette . bih .nic .in 


